इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


श 


क्रमांक 570 ] 


130 

सत्य मे ब 


जमते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


भोपाल , बुधवार , दिनांक 19 अक्टूबर 2022 - आश्विन 27 , शक 1944 

वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2022 

क्रमांक CT / 8 / 0002 / 2022 - Sec - 1-05 ( CT ) ( 65 ) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 
( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परिषद 
की सिफारिशों पर , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 


संशोधन 

नियम 88 ख में उपनियम ( 2 ) के पश्चात् 01 जुलाई , 2017 से निम्नलिखित उपनियम ( 3 ) तथा 
स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा , अर्थात् : 


" ( 3 ) उस दशा में , जहां गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर 
ब्याज , धारा 50 की उपधारा ( 3 ) के अनुसार संदेय है , वहां ब्याज की संगणना , ऐसे गलती से लिए गए 
और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख से 
आरंभ होकर ऐसे प्रत्यय के उत्क्रमण या कर के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए , धारा 50 की 
उक्त उपधारा ( 3 ) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर की जाएगी । 


1139 


1140 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2022 


स्पष्टीकरण . इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए , 

( 1 ) गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उपयोग उस समय 
कर लिया गया है जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की 
रकम से कम आता है और इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे उपयोग का परिमाण वह रकम होगी जितना 
इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम आता है । 

( 2 ) ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख 


( क ) वह तारीख मानी जाएगी जिसको धारा 39 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए विवरणी देय है 
या उक्त विवरणी के फाइल किए जाने की वास्तविक तारीख , जो भी पहले हो , यदि इलैक्ट्रानिक प्रत्यय 
खाते में अतिशेष उक्त विवरणी के माध्यम से कर के संदाय के कारण , गलती से लिए गए इनपुट कर 
प्रत्यय की रकम से कम होता है , या 


( ख ) सभी अन्य मामलों में , इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में विकलन की वह तारीख मानी जाएगी जब 
इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लाभ उठाए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम 
होता है ; " ; 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
आर . पी . श्रीवास्तव , उपसचिव , 


भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2022 

क्रमांक CT - 8-0002-2022 - Sec - 1-05 ( CT ) . – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण 
में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT - 8-0002-2022 - Sec - 1-05 ( CT ) ( 65 ) , दिनांक 19 अक्टूबर 2022 का अंग्रेजी 
अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
आर . पी . श्रीवास्तव , उपसचिव . 


Bhopal , the 19th October 2022 

No. CT / 8 / 0002 / 2022 - Sec - 1-05 ( CT ) ( 65 ) : In exercise of the powers conferred by 
section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , 
the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the 
following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 
2017 , namely : - 


Amendment 

In the said rules with effect from the 1st July , 2017 , after sub - rule ( 2 ) of rule 
88B , the following sub - rule ( 3 ) and explanation shall be deemed to have been inserted , 
namely : - 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2022 

" ( 3 ) In case , where interest is payable on the amount of input tax credit wrongly 
availed and utilised in accordance with sub - section ( 3 ) of section 50 , the interest shall 
be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilised , for the 
period starting from the date of utilisation of such wrongly availed input tax credit till 
the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount , at such 
rate as may be notified under said sub - section ( 3 ) of section 50 . 

Explanation . For the purposes of this sub - rule , 

( 1 ) input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilised , when the 
balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit 
wrongly availed , and the extent of such utilisation of input tax credit shall be the 
amount by which the balance in the electronic credit ledger falls below the amount 
of input tax credit wrongly availed . 

( 2 ) the date of utilisation of such input tax credit shall be taken to be , 


1140 ( 1 ) 


( a ) the date , on which the return is due to be furnished under section 39 or the 
actual date of filing of the said return , whichever is earlier , if the balance in the 
electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed , on 
account of payment of tax through the said return ; or 


( b ) the date of debit in the electronic credit ledger when the balance in the electronic 
credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed , in all other 
cases . " ; 


By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री . मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 . 


